निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 2 जून 2014 


( सं० पटना 474 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 अप्रील 2014 
सं0 9 / विविध - 14 - 23 / 2007 - सा0प्र0 - 5046 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) विनियमावली , 2008 में 
निम्नांकित संशोधन करते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । 
(1) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा ( भी ) ( संशोधन ) विनियमावली, 2014 " कही 

___ जा सकेगी । 

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी । 
2. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4( 2)( ख ) में संशोधन । 

उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4(2)( ख ) में प्रयुक्त शब्द " मैट्रिक " शब्द " इंटरमीडिएट " द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

3. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 6, 7 एवं 8 को विलोपित किया जायेगा । 

___ 4. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 9, 10 एवं 11 क्रमशः 6, 7 एवं 8 द्वारा पुनर्संख्यांकित किये 
जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार , 

सरकार के अपर सचिव । 
11 अप्रील 2014 
सं0 9 / विविध - 14 - 23 / 2007 - सा0प्र0 -5047 / अधिसूचना संख्या 5046 दिनांक 11. 04.14.. के तहत निर्गत 
बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) ( संशोधन ) विनियमावली, 2014 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन उक्त 
विनियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


RERT Joc (37HTERUT), 2 gG 2014 

The 11th April 2014 
No. 9 / vividh .- 14 -23 /2007-GA -5046 — In exercise of the powers conferred by proviso 
to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following amendment in the Bihar Secretariat Clerical Service (Recruitment ) Regulation , 
2008 : 

1 . Short title and commencement: 

( 1 ) These Regulation may be called “ The Bihar Secretariat Clerical Service 
(Recruitment) (Amendment) Regulations , 2014 . 

( 2 ) It shall come into force at once. 
2 . Amendment of Regulation 4 ( 2 )(b ) of the said Regulation , 2008 : 

The Word “Matric ” used in the Regulation 4 ( 2 ) (b ) of the said Regulation , 2008 shall 
be substituted by the word “ Intermediate ” . 

3. The Regulations 6 , 7 and 8 of the said Regulation , 2008 shall be deleted . 

5 . The Regulations 9 , 10 and 11 of the said Regulation , 2008 shall be renumbered as 
6 , 7 and 8 respectively . 

By order of the Governor of Bihar , 

ANIL KUMAR , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faste JJC ( 31HTERUT ) 474 -571 + 300 - STOTOctoi 

Website: http :// egazette.bih .nic. in 


